रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33001/99 


REGD. NO . D . L.- 33001/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 14 ] 
No. 14 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 5, 2003 / चैत्र 15, 1925 
NEW DELHI, SATURDAY , APRIL 5 , 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


+ 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this partin order thatitmay be filed as a separate compilation 


भाग II . - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section ( i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत 

बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules ( Including Orders , Bye -lawsetc . of a general character ) issued by the Ministries of the 
Governmentof India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authorities (other than the 

Administrations of Union Territories) 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 26 मार्च, 2003 
सा . का . नि . 139. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत 
सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय ( विधि कार्य विभाग ) की अधिसूचना सं. सा . का .नि . 585 तारीख 1 फरवरी , 1966 में निम्नलिखित और संशोधन 
किए जाएंगे, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के " संचार मंत्रालय की दशा में " शीर्षक से संबंधित भाग 23 में , पैरा 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 
निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 

" 3क. सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि प्रशासन के मामले में : 

संपूर्ण भारत सरकार के शुद्ध उच्च लागत ग्रामीण क्षेत्रों/ दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोग और व्यष्टिक घरेलू टेलीफोन के लिए, ग्रामीण 
सार्वजनिक टेलीफोन या सामुदायिक टेलीफोन और अन्य दूरसंचार प्रसुविधाओं को स्थापित करने , उनके रखरखाव और कार्यकरण के लिए साहाय्यकी 
की मंजूरी से संबंधित सभी संविदाएं और अन्य लिखतें ; प्रशासक ( सार्वभौमिक सेवा निधि ); संयुक्त प्रशासक ( प्रशासनिक सेवा निधि ) उपप्रशासक 
( सार्वभौमिक सेवा निधि ) द्वारा । " 

[ फा . सं. 17 ( 1 )/2003 - न्यायिक ] 

डी. आर . मीना , संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार 
823 Gi / 2003 

(739 ) . 


...-..--............................... 


740 


THE GAZETTE OF INDIA ;APRIL 5 , 2003/CHAITRA 15 , 1925 


IPART II _ SEC. 3(1)]] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. सा . का. नि . 585 द्वारा तारीख 

01 - 02 - 1966 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् 

निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई : 
1. सा. का. नि. सं. 168 तारीख 05 - 03 - 1990 

सा . का.नि. सं. 541 तारीख 19 - 07 - 1990 
___ सा . का. नि. सं. 542 तारीख 19 - 07 - 1990 

सा . का. नि . सं. 711 तारीख 14 -11- 1990 
सा. का. नि . सं. 713 तारीख 15- 11 - 1990 
सा. का. नि . सं. 570 तारीख 27 - 08 - 1991 


सा . का . नि. सं. 333 तारीख 09 - 07 - 1992 
सा. का. नि . सं. 497 तारीख 16 - 10 - 1992 


9. 


सा. का. नि. सं. 540 तारीख 14- 10- 1993 
सा. का . नि . सं. 601 तारीख 16 - 11 - 1993 
सा. का. नि. सं. 2052 तारीख 31 - 08 - 1994 
सा . का. नि. सं. 620 तारीख 25 - 11- 1994 
सा . का . नि. सं. 36 तारीख 06 - 01 - 1995 
सा. का. नि. सं. 456 तारीख 27 - 09 .1996 
सा . का. नि . सं . 313 तारीख 05 - 08 - 1997 
सा . का.नि . सं. 285 तारीख 28 - 06 - 1995 
सा . का. नि. सं. 230 तारीख 15 - 07 - 1999 
सा. का . नि . सं. 240 तारीख 19 - 07 - 1999 


(Department of Legal Affairs ) 

New Delhi, the 26th March , 2003 

G . S . R 139. - In exercise of the powers conferred 
by clause (1) of article 299 of the Constitution , the President 
hereby directs that the following further amendments shali 
bemade in the notification of the Governmentof India in 
the then Ministry of Law (Department of Legal Affairs), 
number G .S . R . 585 , dated the 1st February , 1966 , 
namely : 

In the said notification , in Part XXIII relating to 
the heading “ IN THE CASE OF DEPARTMENT OF 
COMMUNICATIONS” , after para 3 and the entries relating 
thereto , the following para and entries shall be inserted , 
namely : 

" 3A . In the case of Universal Service Obligation 
Fund Administration : 

All contracts and instruments relating to the grant 
of subsidy for establishing , maintaining and working of 
the village public telephones or community telephones and 
other telecommunication facilities for public use and 
individual household telephones in the net high cost rural/ 
remote areas throughout India shall be executed , by The 

Administrator ( Universal Service Fund ); Joint 
Administrator (Universal Service Fund ); Deputy 
Administrator (Universal Service Fund )." 

[ F. No . 17(1) 2003 -Judi.] 
D . R .MEENA , Jt. Secy. & Legal Adviser 
FootNote : — The principalnotification was published vide 

GSR 585 , dated the 1st February , 1966 and 

subsequently amended vide : 
1. G .S. R. No. 168 dated 05 - 03 - 1990 
2. G.S. R. No . 541 dated 19- 07 -1990 
3 . G. S. R. No. 542 dated 19 -07 -1990 
4 . G.S. R. No. 711 dated 14- 11-1990 
5. G.S. R. No. 713 dated 15-11- 1990 
6. G.S. R. No . 570 dated 27- 08 -1991 
7. G. S. R. No. 333 dated 09- 07 -1992 


14. 
15. 


18. 


सा. का. नि . सं. 406 तारीख 01 - 11- 1999 


सा. का. नि . सं. 394 तारीख 18 -11 - 1979 
सा . का . नि. सं. 108 तारीख 21 - 02 - 2000 
सा. का. नि . सं.80 तारीख 25 - 02 - 2000 


सा . का . नि . सं. 460 तारीख 13 - 11 - 2000 


सा . का .नि . सं. 166 तारीख 26 - 02 -2001 
सा. का . नि. सं. 31 तारीख 07 - 01 - 2002 


सा . का .नि . सं. 454 तारीख 29 - 10 - 2002 


8. G.S . R. No . 497 dated 16- 10- 1992 
9. G.S. R. No. 540 dated 14-10- 1993 


सा. का. नि. सं. 487 तारीख 18 - 11 -2002 
सा . का. नि . सं. 35 तारीख 09 - 01 -2003 


0. 


G . S. R . No. 601 dated 16 - 11 -1993 


29 . 


सा . का . नि . सं. 66 तारीख 31 - 01 -2003 


11. G.S.R. No. 2052 dated 31 -8-1994 
12. G. S. R. No. 620 dated 25 -11 -1994 


[ भाग 


- खण्ड 3 (6)] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003 / चैत्र 15 , 1925 


741 


- 


- 


- 


13. G.S. R. No . 36 dated 06-01 -1995 . 
14. G.S. R. No. 456 dated 27 -09 -1996 . 
15 . G.S. R. No. 313 dated 05 -08- 1997 . 
16. G .S. R. No. 285 dated 28 -06 -1995 . 
17. G.S. R. No. 230 dated 15 - 07 - 1999 . 
18. G.S. R. No. 240 dated 19-07- 1999. 
19. G.S. R. No. 406 dated 01 -11- 1999 . 
20. G.S. R. No. 394 dated 18-11-1999 . 
21. G. S. R. No. 108 dated 21- 02- 2000 . 


2. G.S. R. No . 80 dated 25 - 02-2000. 
23 . G.S. R. No. 460 dated 13- 11 - 2000 . 
24. G.S. R. No . 166 dated 26 -02 -2001 . 
25. G.S. R. No. 31 dated 07-01 -2002 . 
26 . G.S. R. No. 454 dated 29- 10 - 2002 . 
27 . G. S. R. No . 487 dated 18- 11- 2002 . 
28 . G.S. R. No. 35 dated 09-01- 2003. 
29 . G. S. R. No . 66 dated 31 -01- 2003 . 


( न्यायिक अनुभाग ) 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2003 
सा . का . नि . 140. - केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5 ) की पहली अनुसूची के आदेश 47 के नियम 8ख के 
खंड ( क ) के अनुसरण में, नीचे अनुसूची के स्तंभ (2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को , उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 1 ) 
में विनिर्दिष्ट न्यायालय में पदेन सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करती है : 


अनुसूची 


न्यायालय 


( 1 ) 
कलकत्ता उच्च न्यायालय 


अधिकारी 

( 2 ) 
श्री सी. वी . रामचन्द्रमूर्ति , केन्द्रीय सरकार कनिष्ठ अधिवक्ता 

[ फा. सं. 34( 13)/ 2002 - न्यायिक ] 
डी . आर. मीना, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार 


(JUDICIAL SECTION) 

New Delhi, the 26th March , 2003 
G . S . R . 140 . -- In pursuance of clause (a ) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of 
Civil Procedure, 1908 (5 of 1908 ), the CentralGovernment hereby appoints the officer specified in column (2 ) of the Schedule 
below as ex -officio Government Pleader in the Court specified in column ( 1) of the said schedule for the purposes of the said 
Order : 


SCHEDULE 


COURT 


OFFICER 


(2) 


CALCUTTA HIGH COURT 


SHRI C. V . RAMACHANDRAMURTHY , JUNIORCENTRAL 
GOVERNMENTADVOCATE 


[ E. No. 34(13 ) 2002-Judl.] 
D . R .MEENA, Jt. Secy. & Legal Adviser 


742 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5 , 2003/CHAITRA 15 , 1925 


[ PART II _ SEC. 3(1)] 


कार्मिक , लोक -शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षणविभाग ) 

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2003 
सा . का .नि . 141. - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ( 1881 का अधिनियम संख्या 26 ) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डॉ . बी . आर. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर सोमवार , अप्रैल 14, 2003 को संपूर्ण भारत में अवकाश 
घोषित करती है । 

[ फा. सं. 12/4/ 2003 - जे. सी. ए. ] 

आर. वैद्यनाथन, अवर सचिव 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel & Training) 

New Delhi, the 4th April, 2003 
G . S. R. 141.- - In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Negotiable Instruments Act of 1881 
(26 of 1881), the Central Government hereby declares Monday , the 14th April, 2003 as a Holiday throughout India on 
account of Birthday of Dr. B . R . Ambedkar. 

[ F. No . 12/4/2003-JCA] 

R. VAIDYANATHAN, Under Secy . 

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 142. -- अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 1951 का61 ) की धारा 3 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् : 

1 . ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती ) संशोधन नियमावली, 2003 है । 

( 2 ) ये नियम पहली मई, 2002 से लागू हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( भर्ती ) नियमावली, 1954 के नियम 9 के उप नियम ( 2) में “ 30 अप्रैल , 2002 " के स्थान पर 
" 30 अप्रैल, 2007 " प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
दिनांक 31 - 12- 1997 की अधिसूचना संख्या 14015/51/ 96 - अ. भा . से. ( 1 ) - क द्वारा , भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू तथा 
कश्मीर संवर्ग के संबंध में राज्य की संगत संवर्ग अनुसूची में वरिष्ठ ड्यूटी पदों, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और 
प्रशिक्षण रिजर्व के 50% पदोन्नति कोटे को 30 अप्रैल, 2002 तक बढ़ा दिया गया था । इस वितरण व्यवस्था को पहली मई , 2002 से और 
आगे 5 वर्ष के लिए विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त व्यवस्थ - भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए 
जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ फा . सं . / 30 / 2002 - अ. भा . से.(I ) - क ] 

परमानन्द, अवर सचिव 
पाद टिप्पणी : - मुख्य नियम दिनांक 08 - 09 - 1954 की अधिसूचना संख्या 3/4/54 - अ. भा . से.- II द्वारा अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित 

द्वारा संशोधित किए गए : 
1 . अधिसूचना संख्या - 13/ 07 / 56 - अ. भा . से.-( III ) दिनांक 25 - 04 - 1957 
2. अधिसूचना संख्या - 13/ 40 /57 - अ. भा . से.- (III ) दिनांक 27 - 12- 1957 
3. अधिसूचना संख्या - 13/ 21 / 56 - अ. भा . से .- ( III ) दिनांक 28 - 02 - 1958 
4. अधिसूचना संख्या -13/10/ 57 - अ. भा. से. -(III ) - क दिनांक 29 - 07 - 1958 
5. अधिसूचना संख्या - 05 /25/58 - अ. भा. से.-( 11 ) दिनांक 08 -07 - 1959 

अधिसूचना संख्या- 05/ 44/ 58 - अ. भा . से. -( II ) दिनांक 10 - 10 - 1959 
7 . अधिसूचना संख्या - 05 / 44 / 58 - अ. भा .से.-( II )- क दिनांक 28 - 10 -1959 
8. अधिसूचना संख्या -27 / 68 /64 - अ. भा . से.- (III ) - क दिनांक 15- 10 - 1965 
9. अधिसूचना संख्या-17/04 /56 - अ. भा . से.- ( III ), दिनांक 14 - 05 - 1966 
10. अधिसूचना संख्या -14/ 48 / 65 - अ. भा .से. -( 111 ) दिनांक 28 - 06 - 1966 
11. अधिसूचना संख्या - 23/ 46 /63 - अ. भा. से.- (III) - क दिनांक 13 - 09 - 1966 


[ भाग 


- खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15, 1925 


743 


१ 


. 


२ 


12. अधिसूचना संख्या- 01 /02166 - अ. भा . से.- (1 ) दिनांक 01 - 10 -1966 
13. अधिसूचना संख्या- 13/ 03 /70 - अ. भा. से. - (1 ) दिनांक 29 -12 - 1967 
14. अधिसूचना संख्या - 13 /01/67 - अ. भा. से. -(I) दिनांक 04 - 01 - 1968 
15. अधिसूचना संख्या - 01/ 02167 - अ. भा. से.- (1) - क दिनांक 11 -03 -1968 
16. अधिसूचना संख्या - 01 /01/66 - अ. भा. से. -(III ) - क दिनांक 12- 08- 1968 
17. अधिसूचना संख्या- 18/18 /68 - अ. भा. से.- (III ) - क दिनांक 27 -09 - 1968 
18 . अधिसूचना संख्या - 12/ 06 /68 - अ. भा. से.-(III)- क दिनांक 05 - 02 - 1969 
19 . अधिसूचना संख्या- 13 / 03 / 70 - अ. भा . से. - ( I) दिनांक 30 - 06 - 1970 
20 . अधिसूचना संख्या - 01/ 01 /71 - अ. भा . से. - (1) दिनांक 06 - 03 - 1971 
21 . अधिसूचना संख्या - 12 /02169 - अ. भा . से.- (III ) - क दिनांक 13 -04 - 1971 
22. अधिसूचना संख्या - 01 / 03 /71 - अ. भा. से.- (I) - क दिनांक 26 - 06 - 1971 

3. अधिसूचना संख्या- 13/04/ 71 - अ. भा . से. - (1 ) दिनांक 11 - 01 - 1972 
24. अधिसूचना संख्या - 11/14/71 - अ. भा .से.- (1) - क दिनांक 18 - 04 - 1972 
25 . अधिसूचना संख्या - 10/ 50 /72 - अ. भा . से. - (I) - क दिनांक 11 - 10 - 1972 
26 . अधिसूचना संख्या - 11/ 01 /72 - अ. भा. से. - (I) - क दिनांक 16- 03 - 1973 

अधिसूचना संख्या- 01/ 06/72 - अ. भा . से. -(I ) - क दिनांक 09 - 05 - 1973 
28 . अधिसूचना संख्या- 31 / 07 /72 - अ. भा.से.-(III ) दिनांक 22 - 05 - 1973 

अधिसूचना संख्या- 11/ 02 / 73 - अ. भा.से.-(1) -क दिनांक 12 -09 - 1973 
अधिसूचना संख्या- 11 /05 /73- अ. भा.से.-(1) -क दिनांक 06 - 07 - 1974 

अधिसूचना संख्या- 07/01 /73 - अ. भा.से.-(II ) दिनांक 04 - 01- 1975 
32. अधिसूचना संख्या - 11 / 01 /74 - अ. भा. से.- (I) - क दिनांक 18 - 02 - 1975 
33. अधिसूचना संख्या- 11039 / 10/75- अ. भा. से. -(I) - क दिनांक 20 - 03 - 1976 

अधिसूचना संख्या- 11027 /01/ 75 - अ. भा.से.- (1) - क दिनांक 29 - 06 - 1976 
35. अधिसूचना संख्या - 11039/07/76 - अ. भा . से.- (1 ) दिनांक 15 - 11 - 1976 

अधिसूचना संख्या- 11039/ 06 /16 - अ. भा. से. - (1) - क दिनांक 11 -04 - 1977 
37 . अधिसूचना संख्या- 11039/ 02177 - अ. भा. से. -( 1) - क दिनांक 5 - 07 - 1977 
38 . अधिसूचना संख्या- 11027 / 01 / 76 - अ. भा . से. -(I) - क दिनांक 10 -07 - 1977 

अधिसूचना संख्या - 11039/02177 - अ. भा . से.- (I ) दिनांक 20 - 07 -1977 
40. अधिसूचना संख्या -11027/ 01/79 - अ. भा. से.- ( 1) दिनांक 13- 09 - 1979 

अधिसूचना संख्या - 14015/ 39/ 85 - अ. भा. से.- (I ) दिनांक 30 - 12 - 1987 

अधिसूचना संख्या - 11027/ 01/86 - अ. भा . से.- (1 ) दिनांक 22 - 03 - 1988 
43 . अधिसूचना संख्या -11013/ 01 / 89 - अ. भा . से.- ( 1) दिनांक 26 - 01 - 1989 
44. अधिसूचना संख्या- 14015/07/ 87 - अ. भा .से.-(I) - क दिनांक 15 - 05 - 1990 
45. अधिसूचना संख्या- 14015/01/ 92 - अ. भा . से. - (I) - क दिनांक 11 - 12 - 1992 
46. अधिसूचना संख्या - 14015/25/ 92 - अ. भा. से.- (I) - क दिनांक 06 - 05 - 1994 
47 . अधिसूचना संख्या -14015/02/ 97 - अ. भा. से.- (I) - क दिनांक 14- 08 - 1997 
48. अधिसूचना संख्या - 14015/51/ 96 - अ. भा. से.- (1) - क दिनांक 31 - 12 - 1997 


36 . 


39. 


744 


THEGAZETTE OF INDIA : APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


[PART II — Sec . 3(1)] 


New Delhi, the 26th March , 2003 
. G . S. R . 142.-— In exercise of the powers conferred by sub - section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), the CentralGovernment herebymakes the following Rules further to amend the Indian Administrative 
Service ( Recruitment) Rules, 1954 , namely : 

1 . ( 1) These rules may be called the Indian Administrative Service ( Recruitment) Amendment Rules , 2003. 
(2 ) They shall be deemed to have come into force on the first day of May, 2002. 

2 . In the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules , 1954 , in Rule 9, sub - rule (2), the date “ 30th April, 2002" 
shall be substituted by the date “ 30th April, 2007”. 


Explanatory Memorandum 
By the notification No. 14015/51/ 96 -AIS (I)-A , dated 31- 12 - 1997, the promotion quota in respect of the Jammu 
and Kashmir Cadre of the IAS at 50 % of the Senior Duty posts , Central Deputation Reserve, State Deputation Reserve and 
the Training Reserve of the relevant Cadre Schedule was extended for the period upto 30th April, 2002 . The samedispen - -- 
sation is proposed to be extended for a further period of 5 years beginning 1st May , 2002. It is certified that giving 
retrospective effect to the said dispensation would not adversely affect any officer. 

[No. 14015 /30 /2002-AIS (I)- A ] 

PARMA NAND , Under Secy. 
Foot Note : The Principal Rules were notified vide the Notification No. 3/4 / 54 - AIS (II), dated 08 - 09 - 1954 and 
amended vide : 

1. Notification No. - 13/ 07 / 56 - A .I. S. -( 111 ) dated 25 -04 - 1957 
2 . Notification No. - 13/40 / 57 - A .1.S . - ( III ) dated 27 - 12 - 1957 
3 . Notification No .- 13 /21/56 - A . I.S .- ( 111 ) dated 28 - 02 - 1958 
4 . Notification No . - 13/ 10 / 57 - A .I.S . - ( III ) - A dated 29 - 07 - 1958 
5 . Notification No .- 05/25 /58 - A .I .S . - ( II ) dated 08 -07 - 1959 
6 . Notification No.-05/ 44/ 58 - A .I.S.- ( II ) dated 10 - 10 - 1959 
7 . Notification No .. - 05 /44 /58 - A .1. S .- ( II ) - A dated 28 - 10 - 1959 
8 . Notification No.- 27 / 68/ 64 - A .I.S.- ( 111 ) - A dated 15 - 10 - 1965 
9. Notification No . - 17 /04 /56 - A .I.S .- ( III ) dated 14 - 05 - 1966 
10. Notification No.- 14/48/65 - A .I.S.- ( III ) dated 28 - 06 - 1966 
11. Notification No. -23/46/63- A .J.Ş.- ( III ) - A dated 13- 09 - 1966 
12 . Notification No.--01/02/ 66 - A .I.S. - (1 ) dated 01 - 10 - 1966 
13. Notification No .- 13 /03/70 - A .I.S. - ( 1) dated 29 - 12- 1967 
14. Notification No .- 13/01/67 - A .I.S .- ( 1) dated 04 - 01- 1968 
15. Notification No.- 01/02 /67 - A .I. S .- ( 1 ) - A dated 11 - 03 - 1968 
16 . Notification No. - 01/01/66 - A .I. S. - ( III ) - A dated 12 - 08 - 1968 
17 . Notification No. - 18 / 18 /68 - A .I.S . - ( III) - A dated 27 - 09 - 1968 

Notification No .- 12/06 /68 - A .I. S .- ( III ) - A dated 05 - 02 - 1969 
19 . Notification No.-- 13 /03/70 - A .I. S.- ( 1 ) dated 30 -06 - 1970 
20 . Notification No.- 01/01/71 - A .I. S.- ( 1) dated 06 - 03 - 1971 
21. Notification No. - 12/02/69 - A .I.S .- ( III ) - A dated 13 - 04 - 1971 
22. Notification No .--01/03/71- A .I.S.- ( 1)- A dated 26 - 06 - 1971 
23. Notification No . - 13/04 /71- A . I.S .- ( 1) dated 11 - 01 - 1972 
24 . Notification No. - 11/ 14 /71 - A .I. S .- ( 1 ) - A dated 18 - 04 - 1972 
25 . Notification No.- 10 / 50 /72- A .I.S.- (1)- A dated 11- 10 - 1972 


HINH 


[ भाग 1 - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003 / चैत्र 15 , 1925 


745 


26. 
27 . 
28 . 
29. 
30. 
31 . 
32. . 
33. 
34. 
35 . 
36 . 
37 . 
38: 
39. 
40. 
41. 
42 . 
43. 
44. 
45 . 
46 . 
47 . 
48. 


Notification No. - 11 / 01 72 - A.I.S. - (I ) -A dated16 - 03 - 1973 
Notification No. - 01 / 06/72 - A.I.S. - (I ) -A dated 09 - 05 - 1973 
Notification No. - 31/ 07 172 - A.I. S.- ( III ) dated 22 - 05 - 1973 
Notification No.- 11 / 02 / 73 - A.I.S. - (I ) - A dated12 - 09 - 1973 
Notification No. - 11 / 05 /73 - A.I.S. - ( I) -A dated 06 - 07 - 1974 
Notification No.- 07/01 / 73 - A.I. S.- ( II ) dated 04 - 01 - 1975 
Notification No . - 11 /01/ 74- A.I.S.- ( I) - A dated 18 - 02 - 1975 
Notification No . - 11039 /1075 - A.I. S.- ( I) - Adated 20 - 03 - 1976 
Notification No . - 11027 /01/175 - A.I. S.- (1) - Adated 29 - 06 - 1976 
Notification No.- 11039 /07/16 - A.I.S. - ( 1) dated 15 - 11 - 1976 
Notification No . - 11039/ 06 /76 - A.I. S.- ( I) - A dated 11 - 04 - 1977 
Notification No . - 11039 / 02m- A.I.S. - (1 ) - A dated 5 - 07 - 1977 
Notification No .- 11027/ 01/16- A.I.S.- (I) - A dated 10 - 07 - 1977 
Notification No . - 11039/02577 - A.I. S.- ( 1) dated 20 - 07 - 1977 
Notification No.-11027/ 01 /79 - A.I.S.- (I ). dated 13 -09 - 1979 
Notification No. -14015/ 39 /85 - A.I. S. - ( I) dated 30 - 12 - 1987 
Notification No.- 11027/ 01 / 86 - A.I.S. -( 1) dated 22 -03 - 1988 
Notification No .- 13013 / 01 / 89 - A.I.S.- (1) dated 26 - 01 - 1989 
Notification No. -14015 / 07 / 87 - A.I.S.- (1) - A dated15 - 05 - 1990 
Notification No. -14015 / 01 / 92 - A.I.S. -(I )- Adated11 - 12 - 1992 
Notification No .- 14015 / 25 /92- A.I.S. - ( 1) - A dated 06 - 05 - 1994 
Notification No .- 14015 / 02 / 97 - A.I.S. -(1 ) - A dated14- 08 - 1997 
Notification No. - 14015/51/ 96 - A.I. S. - ( I ) - A dated 31 - 12 - 1997 


नई दिल्ली, मार्च 26 , 2003 
सा . का . नि . 143. - अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप धारा ( I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा ( भर्ती) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती हैं , अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा ( भर्ती ) संशोधन नियमावली, 2003 है । 

( 2 ) ये नियम पहली मई, 2002 से लागू हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के उप नियम ( 3 ) में “ 30 अप्रैल, 2002 " के स्थान पर " 30 अप्रैल , 
2007 " प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
दिनांक 31 -12 -1997 की अधिसूचना संख्या 14015 /51/ 96 - अ. भा. से. ( 1 ) - ख द्वारा , भारतीय पुलिस सेवा के जम्मू तथा कश्मीर संवर्ग के 
संबंध में राज्य की संगत संवर्ग अनुसूची में वरिष्ठ ड्यूटी पदों, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व के 50 % 
पदोन्नति कोटे को 30 अप्रैल, 2002 तक बढ़ा दिया गया था । इस वितरण व्यवस्था को पहली मई , 2002 से और आगे 5 वर्ष के लिए विस्तारित किए 
जाने का प्रस्ताव है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 

[ सं. 14015/ 30 / 2002 - अ. भा. से.( 1) - ख ] 

परमानन्द, अवर सचिव 


746 


___ THEGAZETTEOFINDIA: APRIL5, 2003/CHAITRA15, 1925 


[ PART II - SEC . 3(i ] 


. 


पाद टिप्पणी : - मुख्य नियम दिनांक 08 - 09 -1954 की अधीसूचना संख्या 3/4/ 54 - अ. भा.से.-II द्वारा अधिसूचित किए गए थे, और निम्नलिखित 

द्वारा संशोधित किए गए : 
1. अधिसूचना संख्या - 13/ 07 / 56 - अ. भा. से.- ( III ) दिनांक 25 - 04 - 1957 
2. अधिसूचना संख्या - 13 / 40/57 - अ. भा . से. - ( III ) दिनांक 27 - 12 - 1957 
3. अधिसूचना संख्या - 13/ 21/ 56 - अ. भा . से. - ( III ) दिनांक 28 - 02 - 1958 
4. अधिसूचना संख्या- 13/10/ 57 - अ. भा. से.-( III )- क दिनांक 29 - 07 -1958 
5 . अधिसूचना संख्या - 5/ 25/53 - अ. भा . से. - ( II ) दिनांक 08 - 07 - 1959 
6 . अधिसूचना संख्या -5/44/58 - अ. भा. से.- ( II ) दिनांक 10 - 10 - 1959 
7. अधिसूचना संख्या -5/ 44 / 58 - अ. भा. से.- ( II ) - क दिनांक 28 - 10 - 1959 
8. अधिसूचना संख्या - 27 / 68 /64 - अ. भा . से. -( III ) - क दिनांक 15 - 10 - 1965 
9. अधिसूचना संख्या - 17/ 4/ 56 - अ. भा. से.-( III ) दिनांक 14- 05 - 1966 
10. अधिसूचना संख्या - 14 /48 /65- अ. भा .से. -( III ) दिनांक 28 - 06 - 1966 
11. अधिसूचना संख्या - 23/ 46/63 - अ. भा . से.- ( III ) - क दिनांक 13- 09 - 1966 
12. अधिसूचना संख्या - 01 / 02 /66 - अ. भा. से.- (1) दिनांक 01 - 10 - 1966 
13. अधिसूचना संख्या - 13/03/70 - अ. भा. से.- (1) दिनांक 29 - 12 - 1967 
14. अधिसूचना संख्या- 13 / 01 /67 - अ. भा. से.- (I) दिनांक 04 -01 -1968 
15. अधिसूचना संख्या - 01 /02167 - अ. भा. से.- (1) - क दिनांक 11 - 03 - 1968 
16. अधिसूचना संख्या - 1/1/ 66 - अ. भा . से. - (1 ) दिनांक 12 - 08 - 1968 
17 . अधिसूचना संख्या - 18 /18/68 - अ. भा. से.- ( III ) - क दिनांक 27 - 09 - 1968 
18. अधिसूचना संख्या - 12/ 06 /68 - अ. भा . से. - ( III ) दिनांक 05 - 02 - 1969 
19 . अधिसूचना संख्या - 13/ 03 / 70 - अ. भा .से. -(1 ) दिनांक 30 - 06 - 1970 
20. अधिसूचना संख्या - 01/01/71 - अ. भा . से.- (1 ) दिनांक 06 - 03 - 1971 
21 . अधिसूचना संख्या - 12 / 02 / 69 - अ. भा .से. -( III ) - क दिनांक 13- 04 - 1971 
22. अधिसूचना संख्या -01 /03/71 - अ. भा. से.- (I) - ख दिनांक 26 -10- 3971 
23 . अधिसूचना संख्या - 13 / 04 /71 - अ. भा . से. - (1) . दिनांक 11 -01 -1972 
24. अधिसूचना संख्या - 11/14/71 - अ. भा. से.- ( I) ख दिनांक 18 -04 - 1972 
25. अधिसूचना संख्या - 1/ 5/72 - अ. म . से. - (I) - ख दिनांक 11 - 10 - 1972 

अधिसूचना संख्या - 11/ 01 / 72 - अ. भा .से.- (1) - ख दिनांक 16 -03- 1973 
27 . अधिसूचना संख्या - 01/ 06 /72 - अ. भा . से. - ( 1) - ख दिनांक 09 - 05 - 1973 
28. अधिसूचना संख्या- 31/ 07 / 72 - अ. भा . से. - ( III ) . दिनांक 22 - 05 - 1973 

अधिसूचना संख्या - 11/ 02/73 - अ. भा . से.- ( I) - ख दिनांक 12 -09 - 1973 
30 . अधिसूचना संख्या - 11/05/73 - अ. भा . से.- (1 ) - ग दिनांक 06 - 07 - 1974 
31 . अधिसूचना संख्या - 07 /01/ 73 - अ. भा .से.- ( II ) दिनांक 04 - 01 - 1975 
32 . अधिसूचना संख्या - 11/ 01/74 - अ. भा. से. - (1) - ख दिनांक 18 - 02 - 1975 
33. अधिसूचना संख्या - 11039/ 10/75 - अ. भा . से.- (I) - ख दिनांक 20 - 03 - 1976 
34 . अधिसूचना संख्या -11027/ 01 / 75 - अ. भा. से. -( 1) - ख दिनांक 29 - 06 - 1976 

अधिसूचना संख्या - 11039/07/ 76 - अ. भा . से. - ( 1) दिनांक 15 - 11 - 1976 

अधिसूचना संख्या -11039 / 06 /76 - अ. भा . से. - (I ) - क दिनांक 11 - 04 - 1977 
37. अधिसूचना संख्या - 11039/ 02/ 77 - अ. भा . से.- (I) - ख दिनांक 5 - 07 - 1977 
38 . अधिसूचना संख्या -11027/ 01 /76 - अ. भा. से. -( 1) - ख दिनांक 10 - 07 - 1977 
39. अधिसूचना संख्या- 11039/ 02 / 77 - अ. भा .से. -(1) दिनांक 20 - 07 - 1977 
40. अधिसूचना संख्या- 11027/ 01 /79 - अ. भा .से. - (1 ) दिनांक 13 - 09 - 1979 


35. 


[ 4M 1I - UUS 3 (1) ] 


Ara 


17647 : 3707 5, 2003 / 5 15 , 1925 


747 


41. B eniHe - 14015/ 39 /85- 31.941. À.- ( 1) ferich 30 - 12 - 1987 
42 . 3 CA - 11027 /01/86 - 31. 7.H .- (1) flick 22 - 03 - 1988 
43. 4f9Hw1I HƠII - 13013/ 01/ 89 - 31 . I. - (I ) : 1h 26 - 01 - 1989 

3 4 1HEM - 14015 /07/87 –37. 47.À .- (1) - G feria 15 - 05 - 1990 
45. 3 dell - 14015 /01/ 92 - 31. 7. .- ( 1) - G farigh 11 - 12- 1992 
46 . 37 1 511 - 14015 /25/ 92 - 31. 47 . .- ( 1) - G farlie 06 - 05- 1994 
47. S ED FEA - 14015/ 02 / 97 – 34. 41.À .- (1) - a faticah 14 - 08 - 1997 
48. 3 31 104 - 14015/51/96 – 37. 47. À .- ( 1) - u feriah 31- 12 - 1997 


N 


New Delhi, the 26th March , 2003 
G .S .R . 143 In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Indian Police Service 
(Recruitment) Rules , 1954 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Recruitment) AmendmentRules, 2003 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the first day ofMay , 2002 . 

2 . In the Indian Police Service (Recruitment) Rules , 1954, in Rule 9 ,sub-rule ( 3), the date “ 30th April, 2002 " shall be 
substituted by the date “ 30th April, 2007” . 

Explanatory Memorandum 
By the notification No. 14015 /51/ 96 -AIS (I)- B , dated 31- 12 - 1997, the promotion quota in respect of the Jammu & 
Kashmir Cadre of the IPS at 50 % of the Senior Duty posts . Central Deputation Reserve , State Deputation Reserve and the 
Training Reserve of the relevant Cadre Schedule was extended for the period upto 30th April, 2002. The samedispensation 
is proposed to be extended for a further period of 5 years beginning 1st May , 2002 . It is certified that giving retrospective 
effect to the said dispensation would not adversely affect any officer. 

[No. 14015/30 / 2002- AIS (I)-B } 

PARMA NAND ,Under Secy. 
Foot Note : The Principal Rules were notified vide the Notification No. 3 /4 /54 -AIS ( II ), dated 8 - 9 - 1954 and amended 
vide : 

1. Notification No.- 13/ 07 /56 - A .I.S . - ( III ) dated 25 - 04 - 1957 
2 . Notification No .- 13/40 /57 - A .I.S .- ( III ) dated 27 - 12 - 1957 
3. Notification No.- 13/21/ 56 - A .I.S .- ( III ) dated 28 - 02 - 1958 
4 . Notification No.- 13/ 10/ 57 - A .I. S.- ( III ) - A dated 29 - 07 - 1958 
5. Notification No.- 05 /25 /53 - A .I. S. - ( II ) dated 08 - 07 - 1959 
6 . Notification No.- 05 /44/ 58 - A .I.S .- ( II ) dated 10 - 10 - 1959 
7. Notification No .- 05/44 / 58 - A .I.S.- ( II ) - A dated 28 - 10 - 1959 
8 . Notification No .- 27 /68 /64 - A .J.S. - ( III ) - A dated 15 - 10 - 1965 
9 . Notification No .- 17 /4 / 56 - A .I.S .- ( III ) dated 14 - 05 - 1966 
10 . Notification No .- 14 /48/65 - A .I.S .- ( III ) dated 28 - 06 - 1966 
11. Notification No. - 23/ 46 /63 - A .I.S. - ( III )- A dated 13 - 09 - 1966 
12 . Notification No. - 01/02 /66 - A .I. S .- ( 1) dated 01 - 10 - 1966 
13. Notification No.- 13 /03 /70 - A .I.S .- (1 ) dated 29 - 12 - 1967 
14 . Notification No.- 13 /01/67 - A . I.S .- ( 1 ) dated 04 - 01 - 1968 
15. Notification No .- 01/02/67- A . I. S.- ( 1) - A dated 11 - 03 - 1968 
16 . Notification No . -01/01/66 - A .I. S.- ( 1) dated 12 - 08- 1968 
17 . Notification No.- 18 / 18 /68 - A .I. S.- ( III ) - A dated 27 - 09 - 1968 
18 . Notification No.- 12 /06 /68 - A . I. S .- ( III ) dated 05 - 02 - 1969 
19 . Notification No. - 13 /03 /70 - A .I. S.- ( 1) dated 30 - 06 - 1970 
20 . Notification No. -01/01/71 - A .I.S . - ( 1) dated 06 - 03 - 1971 
21. Notification No.- 12 /02 /69 - A . I. S.- ( III) - A dated 13 - 04 - 1971 
22 . Notification No .- 01/03 /71 - A .I. S.- ( 1) - B dated 26 - 06 - 1971 


9236744003 


748 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5 , 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


[ PART II _ SEC. 3( ] 


- 


23. Notification No. - 13/04/71 - A.I. S.- (I ) dated 11 - 01 - 1972 
24. Notification No. - 11/ 14/ 71 - A.I.S . - ( I ) - B dated 18 - 04 - 1972 
25. Notification No. - 01 /05/12 - A.I.S .- (I ) - B dated 11 - 10 - 1972 
26. Notification No. - 11/ 01 /72 - A.J. S. - ( I ) - B dated16 - 03 - 1973 

7. Notification No. - 01 / 05172 - A. I. S . - ( I ) - B dated 09 - 05 - 1973 
28. Notification No.- 772 - A .I.S. - ( III ) dated 22 - 05 - 1973 
29. Notification No. - 11/02/23 A .I.S .- ( I ) - B dated12 - 09 - 1973 
30. Notification No . - 11/05/73-- A.I.S. - (I ) - C _ dated 06 - 07 - 1974 
31 . Notification No. - 07 /01/ 73 - A.I. S .- (II ) dated 04 - 01 - 1975 
32 . Notification No. - 11/01/14 - A.I.S . - ( 1 ) - B dated 18 - 02 - 1975 
33. Notification No. - 11039 / 10/ 75 - A.I. S. - (I ) - B _ dated 20 - 03 -- 1976 
34. Notification No. - 11027 /01/ 75 - A.I.S .- ( I ) - B dated 29 - 06 - 1976 
35. Notification No. - 11039/ 07/ 16 - A.I.S. - ( I) dated15 - 11 - 1976 
36 . Notification No. - 11039/ 06 / 16 - A.I.S. -( 1 ) - A dated 11 - 04 - 1977 
37 . Notification No. -11039/ 02/ 77 - A.I.S. - (I) - B dated 05 - 07 - 1977 

Notification No. - 11027/01/ 76 - A.I. S.- (I) - B dated10 - 07 - 1977 
39. Notification No. - 11039 / 02/ 17 - A.I.S. - ( I ) dated 20 - 07 - 1977 
40. Notification No.-- 11027/ 01/79 - A.I.S. - ( 1) dated 13 - 09 - 1979 
41. Notification No. - 14015/ 39/ 85 - A.I. S. ( I ) dated 30 - 12-- 1987 
42. Notification No. -11027/ 01/ 86 - A.I. S. - (I ) dated 22 - 03 - 1988 
43 . Notification No.-- 13013/ 01/89 - A.I.S. - ( 1 ) dated 26-- 01 - 1989 
44. • Notification No. - 14015/ 07/ 87 - A.I.S . - ( I ) - B dated 15 - 05-- 1990 
45. Notification No. - 14015/ 01/ 92 - A.I.S . - ( 1 ) - B dated11 - 12 - 1992 
46. Notification No. - 14015/ 25/ 92 - A.I. S. - ( 1 ) - B dated 06 - 05 -- 1994 
47. Notification No. - 14015/02/ 97 - A.I.S .- ( I ) - B dated14 - 08 - 1997 
48. Notification No. - 14015/ 51/96 - A.I.S. - ( 1) - B dated 31 - 12 - 1997 . 


. . 


नई दिल्ली, मार्च 26 , 2003 
सा. का .नि . 144. -- अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , 
अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा ( भर्ती) संशोधन , नियमावली, 2003 है । 

( 2 ) ये नियम पहली मई , 2002 से लागू हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय वन सेवा ( भर्ती ) नियमावली, 1966 के नियम 9 के उप नियम (3 ) में " 30 अप्रैल, 2002 " के स्थान पर " 30 अप्रैल, 2007 " 
प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
दिनांक 31 - 12 - 1997 की अधिसूचना संख्या 14015 /51/96 - अ. भा. से. ( 1) - ग द्वारा, भारतीय वन सेवा के जम्मू तथा कश्मीर संवर्ग के 
संबधं में राज्य की संगत संवर्ग अनुसूची में वरिष्ठ ड्यूटी पदों, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व के 50 % 
पदोन्नति कोटे को 30 अप्रैल, 2002 तक बढ़ा दिया गया था । इस वितरण व्यवस्था को पहली मई , 2002 से और आगे 05 वर्ष के लिए विस्तारित किए 
जाने का प्रस्ताव है । यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 

[ फा . सं. 14015/ 30 / 2002 - अ. भा . से. (1 )--ग ] 

परमा नन्द, अवर सचिव 


[ भाग - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15, 1925 


, 749 


पाद टिप्पणी: - मुख्य नियम गृह मंत्रालय की दिनांक 01 - 09 - 1966 की अधिसूचना संख्या 2/6/ 64 - अ. भा .से. -IV द्वारा अधिसूचित किए गए थे, 

और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे : 
___ 1. अधिसूचना संख्या-3/ 02167 - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 15- 03 - 1967 

2. अधिसूचना संख्या-3/8/ 86 - अ. भा.से.-(IV ) दिनांक 08 - 06 - 1967 
3. अधिसूचना संख्या-3/8/67(i) - अ. भा. से.-(IV ) दिनांक 14 - 06 - 1968 
4. अधिसूचना संख्या-3/8/ 67 ( ) - अ. भा.से.-(IV) दिनांक 14- 09 - 1968 
5. अधिसूचना संख्या- 3/ 6/ 69 - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 31 - 08 - 1970 
6. अधिसूचना संख्या-3/3/ 70(i) -अ. भा.से.-(IV ) दिनांक 01 -03 - 1971 
7. अधिसूचना संख्या-3/ 15/ 70( i) - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 26 - 04 - 1971 

अधिसूचना संख्या-3/6/71 (i)- अ. भा.से.-(IV ) दिनांक 07 - 10 - 1971 

अधिसूचना संख्या-3/6/ 71 (i)- अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 19 - 07 - 1971 
10. अधिसूचना संख्या- 13/4/71 - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 11 - 01 - 1972 

अधिसूचना संख्या-3/4/72 - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 22 - 09- 1973 

अधिसूचना संख्या- 11027 / 01 /75 - अ. भा.से.-(1) -ग दिनांक 29 - 08 - 1976 
13 . अधिसूचना संख्या - 16012/7/78 - अ. भा.से.-( IV ) दिनांक 13 - 07 -1978 
14 . अधिसूचना संख्या- 14015 /6/89 - अ. भा.से.-(1) दिनांक 22 - 02 - 1989 

अधिसूचना संख्या- 14015 / 14/ 90 - अ. भा. से.-(I) दिनांक 05 -10 - 1990 

अधिसूचना संख्या- 14015/ 01/ 92 - अ. भा. से.-(I) -ग दिनांक 11 - 12- 1992 
17. अधिसूचना संख्या-14015/ 25 /92 - अ. भा.से.-(1) - ग दिनांक 06 -05 - 1994 
18. अधिसूचना संख्या -14015 /02/97 - अ. भा.से.-(I)-ग दिनांक 14 - 08 - 1997 
19. अधिसूचना संख्या- 14015 /51/ 96 - अ. भा. से.-( 1)- ग दिनांक 31 - 12 - 1997 


New Delhi, the 26th March , 2003 
G .S . R . 144 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951) , the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Indian Forest Service 
( Recruitment) Rules , 1966 ,namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Recruitment) Amendment Rules , 2003 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the first day ofMay, 2002. 

2 . In the Indian Forest Service ( Recruitment) Rules, 1966 , in Rule 9, sub -rule (3 ), the date “ 30th April, 2002" shall 
be substituted by the date “ 30th April, 2007" . 

Explanatory Memorandum 
By the notification No. 14015/ 51 /96 - AIS (I)- C , dated 31- 12 - 1997, the promotion quota in respect of the Jammu & 
Kashmir Cadre of the IFS at 50 % of the Senior Duty posts , Central Deputation Reserve , State Deputation Reserve and the 
Training Reserve of the relevant Cadre Schedule was extended for the period upto 30th April, 2002 . The same dispensation 
is proposed to be extended for a further period of 5 years beginning 1st May , 2002 . It is certified that giving retrospective: 
effect to the said dispensation would not adversely affect any officer. 

[ F. No. 14015/30/ 2002 - ASS!! C ] 

PARMANAND. Undet . 


750 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5 , 2003/CHAITRA 15 , 1925 


[ PART II - SEC . 35 ] 


Foot Note : - The Principal Rules were notified vide Ministry of Home Affairs Notification No . 
2/6/ 64 - AIS(IV), dated 01 -09- 1966 and amended vide the following Notifications : 

1. Notification No .- 3/ 02 /67 - AIS - (IV ) dated 15 - 03 - 1967 
2. Notification No . - 3/8/ 86 - AIS - (IV ) dated 08 - 06 - 1967 
3. Notification No . 3/8/ 67 -(1)- AIS(IV) dated 14- 06- 1968 
4. Notification No . 3/ 8/67-(i)- AIS(IV ) dated 14 -09-1968 
5. Notification No . 3/6 /69- AIS ( IV ) dated 31 -08-1970 
6. Notification No. 3/ 3/ 70 -(i)- AIS(IV ) dated 01 -03 -1971 
7. Notification No. 3/15/70 -(i)- AIS (IV) dated 26- 04 -1971 
8. NotificationNo . 3/6/11-(i)- AIS(IV ) dated 07- 10- 1971 
9. Notification No. 3/6/71 -(i)- AIS (IV) dated 19-07- 1971 
10 . Notification No. 13/4/71- AIS (IV ) dated 11- 01 -1972 
11. Notification No. 3/4/72- AIS(IV ) dated 22 -09- 1973 
12. Notification No. 11027/ 01/ 15 - AIS(1)- C _ dated 29 - 08- 1976 
13. Notification No. 16012/ 7/78 - AIS (IV ) dated 13-07-1978 
14. Notification No . 14015/6/ 89 - AIS (1) dated 22 -2-1989 
15. Notification No . 14015/ 14 /90 - AIS (1) dated 05 - 10 - 1990 
16. Notification No. 14015/01/92- AIS(1)- C _ dated 11 -12- 1992 
17. Notification No. 14015/ 25/ 92- AIS (I)- C dated 06- 05 -1994 
18. Notification No. 14015/ 02/ 97 - AIS (I)- C dated 14- 08- 1997 
19. NotificationNo. 14015 / 51 / 96 - AIS (1)- C _ dated 31 - 12 - 1997 


योजना आयोग 

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003 
सा . का. नि. 145 .-- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग ( सलाहकार ) 
भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग ( सलाहकार ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. योजना आयोग ( सलाहकार ) भर्ती नियम , 2000 को अनुसूची में 
( क ) स्तंभ 5 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर चयन या अपचयन पद शीर्षक रखा जाएगा , 
( ख ) स्तंभ 13, में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , 
"1. चयन समिति का गठन (नियुक्ति करने के लिए ) : 
1. योजना आयोग में संबंधित विषय का भारसाधक - सदस्य 

अध्यक्ष 
2. सचिव या सदस्य - सचिव , योजना आयोग 
3. निम्नलिखित में से योजना आयोग से बाहर के तीन विशेषज्ञ होंगे : । 

( क ) संबंधित सेक्टर के मंत्रालय/विभाग का सचिव । 
( ख ) किसी मंत्रालय/विभाग/ लोक उपक्रम से सचिव, भारत सरकार की समान प्रास्थिति का व्यक्ति । 

( ग ) उपाध्यक्ष योजना आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट संबंधित संस्थाओं में विशेष योग्यता का आचार्य । 
टिप्पण : - चयन के बाद उपाध्यक्ष, योजना आयोग और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से अनुमोदन लिया जाएगा । 


सदस्य 


( 771 11 - 05 3 (0) ] 


Hra 1941 : TİT 5, 2003/ 15 , 1925 


II . समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए ) 
1. सदस्य सचिव/ सचिव, योजना आयोग 

अध्यक्ष 
2. योजना आयोग - प्रशासन का भार साधक 


HaRT 


सलाहकार 


( T . T - 12018 /3 / 98 - 9911.– 1 ] 

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव 
frus , faria 22 T01 , 2000 Yra 1945 # 


1 


feuur - en trim o feria 6 TAE, 2000 i 
HI . Cl. F1 . À . 279 Å gonfera for 


PLANNING COMMISSION 


New Delhi, the 19th February , 2003 
G . S . R . 145. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Planning Commission (Adviser ) Recruitment Rules , 2000 ,namely : 

1. (1) These Rulesmay be called the Planning Commission (Adviser) Recruitment ( Amendment) Rules, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Schedule to the Planning Commission (Adviser) Recruitment Rules , 2000, - 
(a) in Column 5, for the existing heading, the heading “ Whether selection or non -selection post" shall be 

substituted ; 
(b ) in Column 13 , for the existing entry, the following entry shall be substituted ,namely : 
“ 1. Composition of Selection Committee ( for making appointments ) : 

1. Member-in - charge of concerned subject in the Planning Commission Chairman 
2. Secretary orMember- Secretary, Planning Commission 

- Member 
3. Three experts from outside the Planning Commission from among : - Members 


(a ) 


Secretary ofMinistry / Department dealing with the sector. 


(b ) Persons equal in status to Secretary to the Government of India from any Ministry /Department/ 

Public Undertakings. 
(c ) Professors of distinction in the relevant institutions, to be nominated by the Deputy Chairman , 

Planning Commission . 
NOTE :- After selection , the approval of Deputy Chairman , Planning Commission and the Appointments 

Committee of the Cabinet shall be obtained . 
11. Composition ofGroup A Departmental Promotion Committee ( for considering confirmation ) : 
1. Member-Secretary / Secretary, Planning Commission --- Chairman 
2. Adviser- in - charge of Administration in the Planning Member” . 
Commission 

[No. A - 12018 /3 /98 - Adm .-I] 
K . K . CHHABRA , Under Secy . 


Note : The Principal rules vide Planning Commission s notification dated 6th July , 2000 have been published 
vide GSR No . 279 in the Gazette of India dated 22nd July , 2000 . 


752 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5 , 2003 /CHAITRA 15, 1925 


[Part II — SEC . 3(1) ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

( सीमा सड़क विकास बोर्ड ) 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2003 
सा. का .नि . 146. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय के सीमा सड़क संगठन में अधीक्षक , भंडार तथा अधीक्षक , गैर तकनीकी समूह " ख " ( अराजपत्रित ) पदों पर भर्ती की पद्धति का 
विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, साधारण रिजर्व इंजीनियर बल 
( अधीक्षक, भंडार और अधीक्षक, गैर तकनीकी ) भर्ती नियम , 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति - 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह , ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ी जातियों , भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की संख्या वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन या अचयन 


पद 


सेवा में जोडे गए सीधे भर्ती किए सीधे भर्ती किए 
वर्षों का फायदा जाने वाले जाने वाले 
केन्द्रीय सिविल व्यक्तियों के व्यक्तियों के लिए 
सेवा (पेंशन ) लिए आयु सीमा अपेक्षित शैक्षिक 
नियम, 1972 के 

और अन्य 
नियम 30 के अधीन 

अहताएं 
अनुज्ञेय है या नहीं 

78 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


5 
चयन 


1 2 

3 4 
1. अधीक्षक 63 * ( 2003 ) साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 - 

*( कार्य भार के सेवा, समूह 9000 रु. 
आधार पर " ख ", अराजपत्रित 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15 , 1925 


- 753 


- 11 


सीधे भर्तीकिए परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति : प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भर्ती करने 
जाने वाले अवधि, यदि भर्ती सीधे होगी दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / है, तो उसकी संरचना में किन 
व्यक्तियों के कोई हो या प्रोन्नति द्वारा आमेलन किया जाएगा 

परिस्थितियों 
लिए विहित या प्रतिनियुक्ति / 

में संघ लोक 
आयु और आमेलन द्वारा 

सेवा आयोग से 
शैक्षिक अर्हताएं तथा विभिन्न 

परामर्श किया 
प्रोन्नत व्यक्तियों पद्धतियों द्वारा 

जाएगा 
की दशा में लागू 

भरे जाने वाले 
होंगी या नहीं 

पदों की प्रतिशतता 
१ . 10 

12 

13 

14 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता प्रोन्नति प्रोन्नति :- 5000 - 8000 रु. के वेतनमान में समूह " ख "विभागीय प्रेन्नति संघ लोक सेवा 

अधीक्षक भंडार श्रेणी- 1 जो अपनी श्रेणी में समिति ( प्रोन्नति और पुष्टि आयोग से 
3 वर्षनियमित सेवा कर चुके हैं । 

पर विचार करने के लिए ) परामर्श आव 

में निम्नलिखित होंगे :- श्यक नहीं है । 
टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध 1. कर्नल/ अधीक्षण इंजीनियर/ 
में जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर लेफटीनेंट कर्नल / संयुक्त 
ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा निदेशक ( प्रशासन ) - अध्यक्ष 
हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि 2. मेजर/ कार्यपालक इंजीनियर 
उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, ( चयन श्रेणी)/ कार्यपालक 
अपेक्षित अहंकापात्रता सेवा के आधे से अधिक से इंजीनियर/ ज्येष्ठ प्रशासनिक 
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम अधिकारी - सदस्य 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 3. विभाग से बाहर का समुचित 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 
कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा 
पहले ही पूरी कर ली है । 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


1 2 

3 45 
. . 
2. अधीक्षक 43 * ( 2003 ) साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 - 9000 रु. चयन 
गैर - तकनीकी * ( कार्य भार के सेवा, समूह 

आधार पर " ख ", अराजपत्रित 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है ।) 


11 


. 


12 


13 


14 


9 - 1010 

11 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता 50% प्रोन्नति प्रोन्नति :- 5000 - 8000 रु. के वेतनमान में 

और 50 % अधीक्षक गैर - तकनीकी श्रेणी - 1 जो अपनी 
प्रतिनियुक्ति श्रेणी मे 3 वर्षनियमित सेवा कर चुके हैं । 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा 
समिति ( प्रोन्नति और पुष्टि आयोग से 
पर विचार करने के लिए ) परामर्श आव 
में निम्नलिखित होंगे :- श्यक नहीं है । 


द्वारा 


754 


____ 12 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5, 2003/CHAITRA 15, 1925 

[PART II - SEC . 3(i)] 
13 

14 
टिप्पण: - प्रारंभिक गठनः अधीक्षक गैर - 1. कर्नल / अधीक्षण इंजीनियर/ 
तकनीकी के सभी 43 पद 5000 - 8000 रु. लेफटीनेंट कर्नल / संयुक्त 
के वेतनमान में अधीक्षक गैर- तकनीकी निदेशक ( प्रशासन ) - अध्यक्ष 
श्रेणी- 1 की विद्यमान कुल संख्या में से ऐसे 
व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जो 2. मेजर/ कार्यपालक इंजीनियर 
अपनी श्रेणी में 3 वर्षनियमित सेवा कर चुके ( चयन श्रेणी )/ कार्यपालक 
हैं । इस श्रेणी में सभी भावी रिक्तियां स्तंभ 2 में इंजीनियर/ ज्येष्ठ प्रशासनिक 
यथा उपदर्शित पद्धति से भरी जाएंगी । अधिकारी 

- सदस्य 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध 3. विभाग से बाहर का समुचित . 
में जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर स्तर का एक अधिकारी - सदस्य 
ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा 
हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि 
उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, 
अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली है , जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा 
पहले ही पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति: - ( क ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे 
अधिकारी जो 
( i) मूल काड /विभाग में नियमित आधार पर 
सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) मूल काड /विभाग में 5000 - 8000 रु. के 
वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर 
नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष 
नियमित सेवा कर चुके हैं ; 

और 
( ख ) प्रशासन, लेखा या भंडार संभालने का 
तीन वर्ष का अनुभव रखते होः 
टिप्ण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , 
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति 
नियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

[ सं. सी स वि म./ 01/ 65/ 2001/ जी ई- 1 ] 

दीपक दास , निदेशक 


[ YTTI - GUS 3 (0) ] 


476 217919 : 


5 , 2003/ 2 15 , 1925 


755 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(BORDER ROADS DEVELOPMENT BOARD ) 

New Delhi, the 28th March , 2003 


G .S .R . 146 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Superintendent Stores and 
Superintendent Non - Technical of Group B (Non -Gazetted ) in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Border 
Roads Organisation , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rulesmay be called the Ministry of Road Transport and Highways, 
General Reserve Engineer Force (Superintendent Stores and Superintendent Non - Technical) RecruitmentRules, 2003 . 

(2) They shall come into force on the date oftheir publication in the Official Gazette. 
2 .Number ofposts , classification and scale of pay . — The number of the said posts , its classification and the scale 

of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules . - 

3 .Method ofrecruitment, age limit , qualifications etc. — Themethod of recruitment, to the said post, age limit, 
qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said schedule . 

4 . Disqualification . — No person , 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary to expedient so to do, it 
may, by order , for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation ofage limit and other concessions to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex -servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Age limit for 
direct recruits 


Name of No . of Classification Scale of pay Whether selec- Whether benefit 
post post 

tion post or of added years of 
non - selection Service admissible 
post 

under rule 30 of 
the Central Civil 
Service (Pension ) 

Rules, 1972 
2 3 

4 5 
1.Superinten -63* ( 2003) General Central Rs. 5500-175 - Selection Not applicable 
dent Stores * Subject to Service Group B 9000 

variation Non -Gazetted , 
dependent Non -Ministerial 
on workload . 


Not applicable 


Educational and 
other qualifications 
prescribed for direct 
recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational quali 
fication prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
cases of promotees 


Method of recruitmentwhether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Promotion 


823 01- 2005 . 3 


756 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15, 1925 


(PART IS& C. 301 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in måking recruitment 


13 


14 


Consultation with 
Union Public Service 
Commission not necessary . 


In case of recruitmentby promotion / Ifa Departmental Promotion 
deputation /absorption , grades from Committee exists, what is its 
which promotion / deputation / composition 
absorption to be made 

12 
Promotion 

Group B Departmental Promotion Committee 
Supervisor Stores Grade -I in the pay (for considering promotion and confirmation ) : 
scale of 5000 -8000 with three years I. Colonel/Superintending 
of regular service in the grade . Engineer/Lieutenant Colonell 
Note : Where juniors who have Joint Director (Administration ) - Chairman 
completed their qualifying 

2 . Major/Executive Engineer 
eligibility service are being conside - ( Selection Grade) 
red for promotion , their seniors would Executive Engineer/ 
also be considered provided they are Senior Administrative Officer - Member 
not short of the requisite qualifying 3. One officer of appropriate 
eligibility service by more than half level from outside the 
of such qualifying /eligibility service Department 

- Member 
or two years , whichever is less and 
have successfully completed their 
probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith 
their juniors who have already comple 
ted such qualifying eligibility service . 


3 


Not applicable 


Not applicable 


2 
2 . Suprintendent 43 * (2003 ) 
Non - Technical * Subject to 

variation 
dependent 
on workload . 


4 5 
General Central Rs. 5500 - 175 . Selection 
Service Group B 9000 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


50 per cent by promotion and 50 
per cent by deputation , 


14 


Consultation with 
Union Public Service 
Commission notnecessary . 


12 

13 
Promotion : 

Group B Departmental Promotion Committee 
Supervisor Non - TechnicalGrade -1 (for considering promotion and confirmation ) : 
in the pay scale of pay Rs.5000 - 8000 1. Colonel/Superintending 
with three years regular service in Engineer/Lieutenant Colonel/ 
the grade. 

Joint Director ( Administration ) 
Note : Initial constitution : 

Chairman 
All the 43 posts of Superintendent 2 .Major/ Executive Engineer 
Non - Technicalmay be filled up on (Selection Grade ) 
promotion basis by way of initial Executive Engineer / 
constitution from the existing total Senior Administrative Officer - Member 


[ 477 [I - 3 (i) ] 


4ra 7771451 : 3719 5, 2003 / 


15, 1925 


757 


. 


12 


- Member 


13 
strength of Supervisor Non - 3. One officer of appropriate 
Technical Grade -I in the pay scale of level from outside the 
Rs. 5000 - 8000 with three years 

Department 
regular service in the grade. All 
future vacancies in this grade 
shall be filled up by the method 
as indicated in Col. 1 1. 
Note :- Where juniors who have 
completed their qualifying 
eligibility service are being conside 
red for promotion , their seniors would 
also be considered provided they are 
not short of the requisite qualifying 
eligibility service bymore than half 
of such qualifying / eligibility service 
or twoyears , whichever is less and 
have successfully completed their 
probation period for promotion to 
the next higher grade alongwith 
their juniors who have already comple 
ted such qualifying/eligibility service. 
Deputation : 
Officers of the CentralGovernment: 
(a ) (i) holding analogous post on regular 
basis in the parent cadre /Department; or 
(ii) With three years service in the grade 
rendered after appointmentthereto on regular 
basis in the scale of pay of Rs. 5000 -8000 or 
equivalent in the parent cadre /Department; 


AND 


(b ) Possessing three years experience in 
Administration , Accounts or Handling of 
Stores . 


Note :- - The departmentalofficers in the feeder 
category who are in the direct line of promotion 
will not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . Similarly 
deputationists shall not be eligible for 
consideration for appointmentby promotion , 
Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in the 
same or some other Organisation /Department 
ofthe CentralGovernment shall ordinarily not 
to exceed three years . The miximum age limit 
for appointment by deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of 
receipt ofapplications. 


[F .No. BRDB /01/65/ 2001-G .E .-1] 

DEEPAK DAS, Director 


758 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


___ [ PART II _ SEC .30] 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003 
सा . का . नि . 147 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में पुस्तकालय - सह - सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी , देहरादून में पुस्तकालय - सह - सूचना 
सहायक भर्तीनियम , 2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा अन्य अर्हताएं आदि . - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. -- वह व्यक्ति, 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
, ( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ों वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह - सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा में जोड़े 
ज्येष्ठता या आयु - सीमा 

गए वर्षों का 
योग्यता के 

फायदा केन्द्रीय 
आधार पर 

सिविल सेवा 
चयन अथवा 

( पेंशन ) नियम, 
अचयन पद 

1972 के नियम 
30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या 


नहीं 


1 


2 


5 
लागू नहीं 
होता 


पुस्तकालय 1 * 

और सूचना ( 2003 ) 
सहायक * कार्यभार के 

आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


3 4 
साधारण 5000 - 150 - 
केन्द्रीय सेवा 8000 रु. 
समूह ग 
राजपत्रित 
अननु 
सचिवीय 


18 से 25 वर्ष के बीच 

लागू नहीं होता 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 
के लिए 35 वर्ष तक ( अनुसूचित जातियों 

और अनुसूचित जनजातियों के लिए 38 वर्ष ) 
शिथिलनीय । 
टिप्पण : - आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15 , 1925 


759 


___ 


759 


6 


राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में , आयु- सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं , 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं । 


लागू नहीं होता 


" 


होता 


10 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए दो वर्ष । 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । 
2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि 

या समतुल्य 
टिप्पण : 

अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन 
आयोग सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा 
या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


प्रोत्रति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे । 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति यो आमेलन किया जाएगा 


11 
प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


. 12 
प्रतिनियुक्ति : 
1. केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से जो : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; 

या 
(ii ) जिन्होंने 4500 - 7000 रु. के वेतनमान वाले पद पर 3 वर्ष 
नियमित सेवा की है; या 
(iii ) जिन्होंने 4000 -6000 रु. के वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष 

नियमित सेवा की है ; या . 
( iv ) जिन्होंने 3050 - 4590 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 16 

वर्षनियमित सेवा की है; और . 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं और अनुभव है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के 
उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति नियुक्ति की 
अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


760 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5, 2003/CHAITRA 15 , 1925 


[ PART II _ Sc. 3(i)] 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 

- आयोग से परामर्श किया जाएगा 
13 

14 

_ _ _ 
समूह " ग " ( पुष्टि के लिए ) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन , 

लागू नहीं होता 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी - देहरादून । - अध्यक्ष 
2. संयुक्त निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी - सदस्य 

देहरादून । 
3. आचार्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी - देहरादून । - सदस्य 
4. अवर सविच ( वन स्थापन ) पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य 
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी - देहरादून से बाहर - सदस्य 

का अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का एक 
अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । 


[ फा . सं. 9 -4/ 2000 - एफ ई ] 
चिरंजी लाल लांगायन , अवर सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

New Delhi, the 27th March , 2003 
G .S .R . 147 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library -cum Information Assistant in 
the Indira Gandhi National Forest Academy , Dehradun, namely : -- 

1. Short title and Commencement. - ( 1) These rulesmay be called the Indira Gandhi National Forest Academy, 
Dehradun Library - cum Information Assistant Recruitment Rules , 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts, classification and scale of pay . - The number of the said post, its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 

3 .Method of recruitment, age limit, qualification , etc. — Themethod of recruitment, age limit , qualifications and 
other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualification . — No person , - 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedientso to do, it 
may , by order , for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules respect of any class or 
category of persons. 

6 . Saving.- -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessionsrequired 
to be provided for the Scheduled Caste , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex - servicemen and other special 
categories or persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 


[* -22 30) 


[ 4T 11 - GUS 3 (1) ] 


PIEGT I 191451 : 341 


5, 2003/ # 


15, 1925 


761 


SCHEDULE 


Classification 


Name of 
the post 


Number 
of post 


Age limit for direct 
recruits 


Scale of pay Whether 

selection 
post or 
Non - Selection 
Post 


Whether benefit 
of added years 
of Service is 
admissible under 
rule 30 of the 
Central Civil 
Services (Pension 
Rules , 1972 


2 


3 


5 


6 


. 


01 * (one ) 
2003 


Not 
applicable 


Not 
Applicable 


Library 
and 
Information 
Assistant 


General Central Rs. 5000 - 150 
Service Group C 8000 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


Between 18 and 25 
years, Relaxable for 
Government servants . 
upto 35 years ( 38 years 
for Schedule Caste and 
Schedule Tribes) in 
accordance with the 
instruction or order 
issued by the 
CentralGovernment. 
Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram ,Manipur,Naga 
land , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of a 
State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub 
Division of Chamba 
District of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 
In case of recruitment 
made through 
Employment Exchanges, 
the crucil date for 
determining the age -limit 
shall be the last date upto 
which the Employment 
Exchanges are asked to 
submit the same 


weep ). 


762 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5 , 2003/CHAITRA 15, 1925 


(PART II Sec . 301 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 
recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment : whether by 
directrecruitment or by promotion 
or by deputation / transfer and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


Not applicable 


10 
Two years for 
direct recruitment 


Deputation failing which by direct 
recruitment. 


Essential : 
1. Degree from recognised 

University or equivalent. 
2 . A degree in Library science 

from recognised University 

or equivalent. 
Note : Qualification are 
relexable at the discretion of the 
Staff Selection Commission / 
Competent authority in case of 
candidates otherwise well 
qualified . 


14 


in case of recruitment by promotion If a Departmental Promotion 

Circumstances in which 
deputation /transfer grades from Committee exists , what is its 

Union Public Service Commi 
which promotion deputation / composition 

ssion is to be consulted 
transfer to bemade 

in making theRecruitment 
12 

13 
Deputation : Composition of Departmental Promotion 

Not applicable. 
Committee for Group C ( for confirmation ) 
From amongst CentralGovernment consisting of : 
Servants 

1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, 
(a ) (i) holding analogous post on Dehradun 

- Chairman 
regular basis ; or 
(i ) with 3 years regular service 2. Joint Director, Indira Gandhi National Forest 
in the post in the scale of Academy, Dehradun 

- Member 
Rs. 4500 — 7000 ; or 
(iii) with 8 years regular service 3 . Professor, Indira GandhiNationalForest 
in the post in the scale of Academy, Dehradun 

Member 
Rs. 4000 - 6000 ; or 
( iv ) with 16 years regular service 4 . Under Secretary ( Forest Establishment), 

in the post in the scale of Ministry of Environment & Forests - Member 
Rs. 3050 — 4590 or equivalent, 
and 

5. An officer from outside the Indira Gandhi 

National Forests Academy, Dehradun 
(b ) possessing the qualifications belonging to Schedule Caste /Schedule 
and experience prescribed for direct Tribes to be nominated by the chairman 
recruitment under column -8 . ( The 

- Member 
period of deputation including the 
period of deputation in another 
ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in the 
same or some other organisation / 
departmentofthe CentralGovemment 
shall ordinarily not to exceed three 
years. The miximum age limit for 
appointment on deputation shall be 
not exceeding 56 years as on the 
closing date of receipt of applications). 

[F .No. 9 - 4 /2000 -F .E ] 
. C . L .LANGAIN , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3( ) 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15 , 1925 


763 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ) 
( भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ) 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2003 
सा . का . नि . 148 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान 
विभाग ( समूह ग हिन्दी अनुवादक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 पद ) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध हिन्दी अनुवादक श्रेणी 2 पद से है, उन 
बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकिया गया है या करने से लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय 
मौसम विज्ञान विभाग में कनिष्ठ अनुवादक समूह ग ( हिन्दी अनुवादक श्रेणी 2 ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ( भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ) 
कनिष्ठ अनुवादक समूह ग पद भर्ती नियम 2002 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , और अन्य अर्हताएं और 
उससे/ उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहंता : - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

____ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर , 


सकेगी । 


पद 


6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन या सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों . 

अचयन वर्षों का फायदा के लिए आयु - सीमा 

केन्द्रीय सिविल सेवा 
(पेंशन ) नियम 1972 
के नियम 30 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
1 2 3 4 

5 
कनिष्ठ 13 * साधारण 5000 - 150 - चयन 

28 वर्ष से अधिक नहीं 
अनुवादक ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 8000 रु. 

( सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल 
* कार्यभार के समूह ग 

की जा सकती है । ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
आधार पर अराजपत्रित 

समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के 
परिवर्तन अन 

अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
किया जा नुसचिवीय 

अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा 
सकता है । 

सकती है ।) 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो विहित की गई है ) । असम, 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 


नहीं 


823rf Nort 


764 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


| PART II --- SEL .30 ] 


नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी 
उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली 
भर्ती/नियुक्ति की दशा में , आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो । 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं । 


10 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर डिग्री और 
स्नातक स्तर पर हिन्दी/ अंग्रेजी अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में हो । 


· लागू नहीं होता 


दो वर्ष । 


स्नातक डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में हो 
( जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक विषय की परिभाषा सम्मिलित है ) । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 


11 


. 


12 


सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा । 


प्रतिनियुक्ति ( जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) / आमेलन द्वारा । . 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण 

किए हुए हैं ; या 
(ii ) जो मूल काड /विभाग में 4000 - 100 -6000 रु. या समतुल्य 
वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष नियमित सेवा की 

है ; और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा । 


13 


__ 


लागू नहीं होता 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. उप महानिदेशक मौसम विज्ञान /निदेशक 
2. निदेशक / मौसम विज्ञानी 
3. किसी अन्य विभाग का राजपत्रित अधिकारी 


-- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 


[ फा . सं. ई ( 3 ) 109/ 03 ( भ. नि. )/ 99 ] 
जे. एस. आर्य, उप महानिदेशक, मौसम विभाग ( प्रशासन और भण्डार ) 


. 


( 461- GUS 3 (1) ] 


HKG H 


5143 : 378 


5, 2003 /05 15 , 1925 


765 


MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

(Department ofScience and Technology) 
(INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT) 

New Delhi, the 28th March , 2003 
G . S . R . 148 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
supersession of the India Meterological Department (Group C Hindi Translator Grade 1 and Grade Il posts ) Recruitment 
Rules, 1987 , in so far as they relate to the post ofHindi Translator Grade II , except as things done or omitted to be done 
before such supersession , the President hereby makes the following rules, regulating themethod of recruitment to Group 
C posts of Junior Translator ( erstwhile Hindi Translator Grade- il) in the India Meterological Department, Ministry of 
Science and Technology , namely : 

1. Short title and commencement ( 1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology , (India 
Meteorological Department) Group C posts of Junior Translator Recruitment Rules, 2002. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 

2 . Number ofposts, classification and scale of pay . - The number of posts, its classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the said Schedule . 

3. Method of recruitment, age limit and other qualification . The method of recruitment to the said posts, age 
limit , qualifications and othermatters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the aforesaid Schedule . 

4 . Disqualification . — No person , 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b )who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts: 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. — Where the Central Governrnent, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisio 

ne provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons . 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation ofage limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Ex - servicemen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Classification 


Name of 
the post 


Number 
of post 


Scale of 
pay 


Age limit for : 
direct recruits 


Whether 
selection 
post or 
Non 
Selection 
Post 


Whether benefit 
of added years 
of service 
admissible under 
rule 30 of the 
Central Civil 
Services 
(Pension ) Rules, 
1972 


1 


5 


Selection 


No 


Junior 
Translator 


2 
13 * 
2002 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


3 4 
General Central Rs. 5000 - . 
Service Group 

C 150 - 8000 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Not exceeding 28 years, 
[Relaxable for Government 
Servants up to 40 year s 
(upto 45 years in respect of 
Scheduled Castes / Sche 
dule Tribes/ candidates ) 
in accordance with the 
instructions or order 
issued by the Central 
Government) 
Note 1 : The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receiptof applications from 
candidates in India (and not 
the closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram ,Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu 
and Kashmir State , Lahaul 


766 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5 , 2003/CHAITRA 15 , 1925 


[PART II SEC .3(1)] 


and Spiti District and Pangi 
Sub - Division of Chamba 
District of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). . 
Note 2 : In respect of posts 
the appointment to which 
are made through 
employment exchanges, the 
crucil date for determining 
the age - limit, in each case 
shall be the last date upto 
which the employment 
Exchanges are asked to 
submit names . 


Period of 
probation , 


if any 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the vacancies to be 
filled by various methods 


Educational and 

Whether age and 
other qualifications 

educational quali 
required for direct 

fications prescribed 
recruits 

for direct recruits 
will apply in the 

case of promotees 
- 8 
Master s Degree of a recognised Not applicable 
University in English /Hindiwith 
Hindi/ English as a compulsory 
and elective subject at degree leve ). 


10 


Two years 


By direct recruitment failing which 
by deputation / absorption . 


or 


Bachelor s Degree with Hindi and 
English as main subjects (which 
includes the term compulsory 
and elective ). 


Circumstances in which 
Union Public Service Commi 
ssion is to be consulted 
in making the Recruitment 


. 


13 


14 


Not applicable . 


In case of recruitment by promotion if a Departmental Promotion 
deputation / absorption grades from Committee exists , what is its 
which promotion / deputation / composition 
abroption to be made 

12 
Deputation : (including short - term Group C Departmental Promotion 
contract)/absorption . 

Committee consisting 
Officers ofthe Central/State Govern - of : 
ments/Public Sector Undertakings : 1. Deputy Director Generalof 
( a ) (i) holding analogous post on Meteorology /Director - Chairman 

a regular basis in the parent 2 . Director/Meteorologist - Member 
cadre /department; or 3 . One Gazetted Officer from 
with eight years service in another Department 

- Member 
the grade rendered after 
appointment thereto on a 
regular basis in the scale 
of pay of Rs. 4000 - 100 -6000 
or cquivalent in the parent 
cadre /department; and 
possessing the qualifications 
and experience as prescribed 
for direct recruitmentunder 
column ( 8 ). 


(b ) 


[F.No. E (3) 109/03(RR )/99 ) 
J.S . ARYA , Dy. Director GeneraiofMeteorology (Administration and Stores ) 


11 


i 


. 


I 


[ भाग - खण्ड 3(i)] 


. भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003 / चैत्र 15, 1925 


767 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 149 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फरक्का बैराज 
परियोजना उच्चतर माध्यमिक स्कूल और अस्पताल ( समूह ग पद) नियम, 1976 और फरक्का बैराज परियोजना ( समूह ग पद ) भर्ती नियम, 2001 
को जहां तक उनका संबंध स्टाफ नर्स/ पुरुष नर्स से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे आंशिक अधिक्रमण से पहले 
किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन फरक्का बैराज परियोजना में स्टाफ नर्स/ पुरुष नर्स पद पर भर्ती 
की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल ( समूह " ग ") भर्ती नियम 
2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं । 
... 3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं आदि . - भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो 
. . उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति, 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, . 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह , ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

___ 5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए 

आधार पर वर्षों का फायदा जाने वाले । 
चयन अथवा केन्द्रीय सिविल व्यक्तियों के 
अचयन पद सेवा (पेंशन ) लिए आयु- सीमा 

नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


. 


नाय 


23 


4 


स्टाफ नर्स। 


13 * 


अचयन पद 


लागू नहीं होता 


पुरुष नर्स 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह " ग " 
अराजपत्रित . 
अननुसचिवीय 


5000 - 150 
8000 /- रुपए 
. 


( 2003 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


21 और 32 वर्ष के 
बीच ( सरकारी सेवकों 
के लिए शिथिल करके 
37 वर्ष तक की जा 
सकती है ) 


टिप्पण 1 : ( केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय 
समय पर अनुसूचित 
जाति/ अनुसूचित - जन 


768 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5,2003/CHAITRA 15 , 1925 


[ PART II - SEC . 3(i)]] 


जाति / अन्य पिछड़े वर्ग 

और अन्य प्रवर्गों के 
लिए यथाअधिसूचित 
शिथिल की जा सकती 


टिप्पणी 2 : अनु 
सूचित जाति/ अनुसूचित 
जनजाति / अन्य पिछड़े 
वर्ग के लिए कोई अन्य 
आयु संचयी शिथिलता 
दी जा सकती है । 


टिप्पण 3 : आयु- सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों सेआवेदन 
प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख 
जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले के पांगी 
उप - खंड , अंदमान 
और निकोबार द्वीप 
और लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
अर्हताएं 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो । 


8 


10 


( 1 ) ( क ) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय 
से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य ; और 


सीधी भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


( ख ) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से श्रेणी क ( तीन वर्षीय ) 
डिप्लोमा नर्सिंग में सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय/ संस्थान से बी . एस. सी. ( नर्सिंग ) 


( 2 ) भारतीय/ राज्य नर्सिंग परिषद् से रजिस्ट्रीकरण 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003 / चैत्र 15 , 1925 


769 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


11 


12 . 


प्रोन्नति : सहायक नर्स 4000 - 6000 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । 


( i) 25 % प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर 

सीधी भर्ती द्वारा । 
(ii ) 75 % सीधी भर्ती द्वारा 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 


लागू नहीं होता 


1. अधीक्षण इंजीनियर 

- -- अध्यक्ष 
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 

सदस्य 
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 

सदस्य 
4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि - सदस्य 
5 . अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि 

- सदस्य 

[ फा. सं. 6/ 25/ 2000 - जी . बी .- एफबीपी ] 

राधे श्याम , अवर सचिव 
MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi, the 17th March , 2003 
G. S . R. 149 . - -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
partial supersession of the Farakka Barrage Project Higher Secondary School and Hospital (Group C Posts ) Recruitment 
Rules, 1976 , and Farakka Barrage Project (Group C Posts ) Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the posts of Staff 
Nurse/Male Nurse in the Farakka Barrage Project except as respects things done or omitted to be done before such partial 
supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff 
Nurse /Male Nurse in the Farakka Barrage Project under the Ministry of Water Resources namely 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rulesmay be called the Farakka Barrage Project Hospital, (Group 
C posts), Recruitment Rules, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts, classification and scale of pay . — The number of the posts, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the said Schedule annexed to rules rules . 

3 . Method of recruitment, age limit , and other qualifications etc. — Themethod of recruitment, to the said 
postage limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14 ) of the said 
Schedule . 

4 . Disqualification . — No person, - -- 
(a ) who has entered intoor contracted a marriage with a person having a spouse living or 
(b ) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person ; 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the CentralGovernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


. 


770 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15, 1925 


( PART II — SEC. 300 


5 . Power to relax . - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order , for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 

6 . Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex - servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


No. of 


Classification Scale ofpay 


Name of 
post 


Age limit for direct 
recruits 


posts 


Whether 
selection 
post or 
non -selection 


Whether benefit 
of added years of 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules , 1972 


post 


5 
Non - selection 


Not applicable 


Staff 
Nurse /Male 
Nurse 


2 3 

- 4 
13 * General Rs. 5000- 150 

Central 8000 
* Subject to Service 
variation (Group C ) 
dependent Non 
on work Gazetted , 
load Non -Ministerial. 


Between 21 and 32 years 
(Relaxable for Govem 
ment servants upto 37 
years ). 
Note : ( 1) Relaxable for 
the Scheduled Castes / 

Scheduled Tribes/ 
Other Backward Classes 
and certain other cate 
gories as notified by 
the CentralGovernment 
from time to time. 
Note : (2 ) Relaxable 
cumulatively with any 
other age relaxation for 
the Scheduled Castes/ 

Scheduled Tribes/ Other 
Backward Classes, 


Note : 3 The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from the 
candidates in India other 
than those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur , Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul 
and Spiţi District and 
Pangi Şub -Division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Island or Lakshadweep ). 


( M 11 - GUS 30 ) 


480 FT 


1954 : 


S, 2003 / 5 15 , 1925 


771 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and . . . Period of probation , 
educational quali ifany 
fications prescribed 
for direct recruits . 
with apply in the 
case of promotees : 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the post to be 
filled by variousmethods 


L . 


& 


9 


10 


No 


Two years for direct 
recruits 


(1) 25 % by promotion failing 

which by direct recruitment 
( ii ) 75 % by direct recruitment 


.. 


. 


. 


i. (a ) Passed Senior Secondary 

or Higher Secondary Examina 
tion or an equivalent from a “ . 
recognised Board or University ; 
and 
(b ) Grade A ( Three Years ) 
Dincomal Certifiests in Nursing 
from a recognized Institution 

. . . .., OR 
B .Sc. (Nursing ) from a recognized 

University /Institution . 
2 . Registration with indian / State 
: Nársing Council. * . *. 


i s . 
. .. . . . . . . .... . 


. .. 

. . .. . . 


.. 


. 


.. 


. 


In case of recruitment by promotion /deputationi Ifa Departmental Promotion Circumstances in which Union . 
absorption grades from which promotion /deputation Committee exists, what is its Public Service Commission is 
absorption to be made 

composition. 

to be consulted in making 

recruitment 
12 

13 
Promotion : 

Group C Departmental Promo Not applicable 
Assistant Nurse with five years regular service tion Committee consisting of : 
in the grade of (Rs. 4000 -6000 ) 

... 1. Superintending Engineer 

. . : - Chairman 
2. ChiefMedical Officer - Member 
3 . Sr. Administrative Officer 

- -Member 
4. A Representative of the 
***** Scheduled Caste / Scheduled 
Tribe 

- Member 
: . : : 

5. Representative of Other 
Backward classes - - Member 

[F . No. 6 /25/ 2000 -GB-FBP ) 
RADHEY SHYAM ,Under Secy . 


जल संसाधन मंत्रालय 

f it, 24 18 , 2003 
** Nimb . . . 150 . - 74f9 , vifauna e Bugata 309 

siffcret 77 ye h ate to sto se Brum , 
सम्पादक ( हिन्दी - भागीरथ ) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने 
से लोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग में सम्पादक ( हिन्दी - भागीरथ ) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
AT , 37efl : 

1. Fifama 7 w .- ( 1) f t i riferi pa si T 3474147, pp (feat - ayran ). Y944, 2003 1 

(2) # 278193 À 441879 at mata El ya 


« 1 2 3 - 5 


772 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5, 2003 /CHAITRA 15 , 1925 


[ PART IL - SEC . 3(1)]] 


2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिदिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा और अन्य अर्हताएं . --उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

____ 5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम ____ पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन या अचयन सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय 
संख्या 

पद 

सिविल सेवा (पेंशन ) नियम, 1972 के नियम 

30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
. . .. 2 . . . 3 

4 ...... .. . : 5 ::. . .. .. ..... . .. . .. . . .. 
सम्पादक ( हिन्दी 1 * ( 2003 ) साधारण केन्द्रीय - 10000 - 325 - लागू नहीं होता । 
भगीरथ ) * ( कार्यभार के सेवा, समूह क 15200 / - रु. 

आधार पर राजपत्रित 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय । 
जा सकता है ) 


हां 


सीधे भती किए जाने वाले व्यक्तियों सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि 
के लिए आयु - सीमा शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

व्यक्तियों के लिए विहित यदि कोई हो 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


( 10 ) 
सीधी भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
एक वर्ष । 


40 वर्ष से अधिक नहीं 

आवश्यक : 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन संचार । 
गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी पत्रकारिता/ इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य । 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल 2. सम्पादन / पत्रकारिता कार्य में पांच वर्ष का अनुभव 
की जा सकती है ।) 

__ के साथ तकनीकी विषय पर हिन्दी में लेख लिखने 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित का अनुभव । 
करने के लिए निर्णायक तारीख टिप्पण : 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल 
करने के लिए नियत की गई अंतिम : की जा सकती है । . .... . . .. . . . . 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1)] 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 5, 2003/ चैत्र 15 , 1925 


773 


.:..:: 


तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम टिप्पण : 2 - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ 
तारीख जो असम, मेद्यालय , लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों 
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या 
पांगी उपखंड, अंदमान और में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की 
गई हैं ) । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों 
की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / . 
आमेलन किया जाएगा 


न. 


.. 


- 


. 


.- 


-.-..- 


. 


11 


. 


... 


.... 


. 


प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रतिनियुक्ति : 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो : 
( क ) ( 1 ) मूल काडरविभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( 2 ) 8000 - 275 - 13500 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर मूल काडर/विभाग में पांच 

वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( 3 ) 6500 - 200 - 10500 रु. या समतुल्य वेतनमान के पदों पर . मूल काडर/विभाग में आठ 

वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं 

और अनुभव है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय - सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


- 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


-. 





- 


. 


: 


13 


14 


- 


- 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


- 


समूह " क " विभागीय प्रोन्नति समिति में पुष्टिकरण पर 
विचार करने के लिए निम्नलिखित होंगे : 
1. संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय 

– अध्यक्ष 
2. निदेशक / उप सचिव , जल संसाधन मंत्रालय -- सदस्य 
3. निदेशक/ सचिव, केन्द्रीय जल आयोग 

- सदस्य 


[ सं. 15: 2003/ फा . सं. 35 , 5/ 2001 - 1 . ! ] 

अशोक झा , सावा . 


. 


774 


THE GAZETTE OF INDIA :APRIL 5, 2003/ CHAITRA 15 , 1925 


[PART II — SEC . 3(1) ] 


MINISTRYOF WATER RESOURCES 

New Delhi, the 24th March , 2003 
G . S. R . 150. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , and in 
persession of the Central Water Commission , Editor ( Hindi- Bhagirath ) Recruitment Rules, 1984 , except as respects 
things done or omitted to be donebefore such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to the posts of Editor ( Hindi- Bhagirath ) in the Central Water Commission , namely : 

1. Short title and commencement . - ( 1) These rulesmay be called the Central Water Commission , Editor (Hindi 
Bhagirath ) Recruitment Rules, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay .- . The number of posts , their classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit , and other qualifications . — The method of recruitment, to the said post 
age limit, qualifications and the othermatters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 

4. Disqualification .-- No person, 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or . 

(b ) who ; having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. -- Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. -- Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex -serviceman and other special 
categories ofpersons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of 


Classification Scale of pay 


No . of 
posts 


Age limit for direct 
recruits . 


post 


Whether 
selection 
post or 
non - selection 


Whether benefit 
of added years of 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Services ( Pension ) 
Rules, 1972 


post. 


4 


6 


Yes 


Editor 
(Hindi 
Bhagirath ) 


1 * (2003 ) General Rs. 10000 - 325 - Notapplicable 
* Subject to Central 15200 
variation Service 
dependent Group A 
on work - Gazetted . 
load 

(Non -Ministerial) 


Notexceeding 40 years 
(Relaxable for Govern 
ment servants upto 5 
years in accordance 
with the instrucitons or 
orders issued by the 
CentralGovernment). 
Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receiptof appli 
cations from candidates 
in India ( and not the 
closing date prescribed 
for those in Assam , 


[ M 11 - Que 3 (1) ] 


419 7 7943 : 378 5, 2003/77 15, 1925 


775 


Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , 
Manipur , Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul 
and Spiti District and 
Pangi Sub -Division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Island or Lakshadweep . 


Educational and other 
qualification required for 
direct recruits 


Period of probation , 
if any 


Whether age and 
educational quali- 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method ofrecruitment : whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be 
filled by various methods 


- 


. 


10 


11 


Not applicable 


One year for direct 
recruits 


Deputation failing which by direct 
recruitment. 


Essential : 
(i) Degree in Mass Communi 
cation Joumalism /Engineering 
from a recognised university 
or equivalent; 
( ii ) Five years experience of 
editing/journalistic work , 
including experience ofwriting 
articles on technical subjects 
in Hindi. 


Note 1 : Qualifications are 
relaxable at the discretion of the 
Union Public Service 
Commission in case of 
candidates otherwise well 
qualified . 
Note 2 : The qualification (s ) 
regarding experience is/are 

relaxable at the discretion of the 
1 Union Public Service 

Commission in case of 
candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the 
Scheduled Tribes if at any 
stage of selection the Union 
Public Service Commission is 
of the opinion that sufficient 
number of candidates from 
these communities possessing 
the requisite experience are not 
likely to be available to fill up 
the post ( s ) reserved frorn them . 


S . 


TE 


#11 


776 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 5, 2003/CHAITRA 15 , 1925 


[Part II — SEC . 3(1) ] 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption grade from which promotion deputation 
absorption to be made 


Ifa Departmental Promotion 
Committee exists,what is its 
composition 


Circumstances in which the Union 
Public Service Commission 
to be consulted in making 
recruitment 


12 


13 


14 


Group A Departmental Promo 
tion Committee for considering 
confirmation consisting of : 


Consultation with the Union 
Public Service Commission is 
necessary . 


1. Joint Secretary ,Ministry of 
Water Resources 

— Chairman 
2. Director/Deputy Secretary , 
Ministry ofWater Resources - Member 
3. Director /Secretary, 
Central Water Commission - Member 


Deputation : 
Officers of the Central or State Government 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 

basis in the parent cadre /department; or 
( ii) with five years regular service in the 

posts in the scale of pay of Rs. 8000 
275- 13500 or equivalent in the parent 

cadre /department; or 
( iii) with eight years regular service in 

posts in the scale of pay of Rs. 6500 
200 - 10500 or equivalent in the 

parent cadre /department; and 
(b ) Possessing the educational 
qualifications and experience prescribed for 
direct recruits under column number 8 . 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation / 
department of the CentralGovernment shall 
ordinarily not exceed three years . The 
maximum age limit for appointment by 
deputation shall not exceeding 56 years as 
on the closing date for receipt of 
applications). 


[ No. 15/2003/ F . No . 35 /5 /2001- Estt. I] 

ASHOK JHA , Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicalions, Delhi- 110054 . 


